संख्या 


- 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आषाढ़ , 1944 ( श ० ) 

18 जुलाई , 2022 ( ई ० ) 

वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


312 राँची , सोमवार , 


अधिसूचना 
7 जुलाई , 2022 


संचिका संख्या - वनभूमि -11 / 2020-1901 - - भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( अधिनियम XVI , 1927 ) 
की धारा -30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल इस अधिसूचना संख्या 
1804 दिनांक -27.06.2022 की तिथि से अधिसूचित सुरक्षित वन ( Protected Forest ) में उपलब्ध सभी 
प्रजातियों के वृक्षों को आरक्षित ( Reserved ) घोषित करते है , एवं इस अधिसूचना की तिथि से इस 
सुरक्षित वन ( Protected Forest ) में निम्नांकित कार्यों को प्रतिविद्य ( Prohibit ) करते है : 

( i ) पत्थर का उत्खनन् ( quarrying ) ; 

( ii ) चूना अथवा चारकोल जलाना ( burning ) ; 


( iii ) 


( iv ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 18 जुलाई , 2022 

किसी वन उत्पाद को हटाना ( removal ) , संग्रहण ( collection ) करना या उसे किसी उत्पादन 

प्रक्रिया ( manufacturing process ) के अधीन लाना ; तथा 

ऐसे वन में किसी भूमि को खेती , निर्माण , मवेशी चराई या अन्य किसी प्रयोजन से तोड़ना या 
सफाई करना ; 


2 


झाखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एल . खियांग्ते , 

अपर मुख्य सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 31250 


